निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार , 24 मई 2010 


( सं० पटना 334 ) 


निगरानी विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

21 मई 2010 
सं0 1 / स्था० - 35 / 87 अंश - I - 3147 अनु० — पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 
6763( S), दिनांक 11 मई 2010 के आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह, नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता का योगदान 
दिनांक 11 मई 2010 के पूर्वाहन से स्वीकृत करते हुए तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग , बिहार, पटना के 
कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० जैन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


